निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 349) पटना, सोमवार , 25 अप्रील 2016 

संo 3ए- 2 - वे०पु० - 26/ 2015 - 3185/वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

21 अप्रील 2016 
विषयः वित्त विभागीय संकल्प संख्या 616 , दिनांक 25 /01 / 2007 एवं संकल्प संख्या 6486 , दिनांक 

30 / 07 / 2008 के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन सिविल विमानन निदेशालय के 
विमान चालकों के लिए विशेष उड़ान भत्ता की दी गई स्वीकृति में अंकित शब्दावली " 35 घंटे 
उड़ान हेतु निश्चित " को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में । 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन सिविल विमानन निदेशालय ( तत्कालीन सिविल विमानन 
विभाग ) के चालकों/विमान अभियंताओं/ तकनीकी कर्मचारियों के लिए भत्तों की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प 
संख्या 616 , दिनांक 25 / 01 / 2007 के द्वारा दी गई है । इस संकल्प की कंडिका - 2( एफ ) के द्वारा 
निम्नलिखित पदों के लिए निम्नरूपेण विशेष उड़ान भत्ता की स्वीकृति दी गई है 
_____ पायलेट श्रेणी 

हेलिकॉप्टर/वायुयान । सिंगल इंजन वायुयान 
सुपरवाइजरी पायलेट । 

₹2500 / - प्रतिघंटा 

₹1200 / - प्रतिघंटा 
चेक पायलेट । परीक्षण पायलेट ( 35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ) । ( 35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ) 
पायलेट 

₹2000/ - प्रतिघंटा _ ₹1000 /- प्रतिघंटा 
( मूल वेतन ₹12000 /- से अधिक ) (35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित) । ( 35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ) 
पायलेट _ ₹1500 /- प्रतिघंटा 

₹1000 / - प्रतिघंटा 
( मूल वेतन ₹12000 /- से कम ) (35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ) (35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2016 
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6486 , दिनांक 30 /07/ 2008 के द्वारा 12000/ - से कम 
मूल वेतन वाले हेलीकॉप्टर/वायुयान चालकों के लिए विशेष उड़ान भत्ता ₹1500 /- प्रतिघंटा (3 5 घंटे उड़ान हेतु 
निश्चित ) की दर को बढ़ाकर ₹2000 /- प्रतिघंटा (35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ) संशोधित किया गया । 

3. उक्त संकल्प में अंकित “ 35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ” शब्दावली को परिभाषित /स्पष्ट करने 
का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

4. सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प सं० 616 , दिनांक 25 /01 /2007 की 
कंडिका- 2 ( एफ ) एवं संकल्प संख्या 6486 , दिनांक 30 /07/ 2008 की कंडिका - 3 ( एफ ) के प्रस्तावित कॉलम में 
अंकित शब्दावली “ 35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित ” को निम्नरूपेण स्पष्ट किया जाता है - “किसी माह में उड़ान 
अवधि 35 घंटा या उससे कम हो तो भी विशेष उड़ान भत्ता निर्धारित दर से 35 घंटा के लिए भुगतेय होगा । 
किसी माह में उड़ान अवधि 35 घंटे से अधिक होने की स्थिति में उक्त दर से वास्तविक घंटों के लिए विशेष 
उड़ान भत्ता भुगतेय होगा । " 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 
सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 349 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


